LAIRE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 153 राँची, शुक्रवार , 


6 मार्च, 2020 ( ई ० ) 


, 


विधि विभाग 


अधिसूचना 
06 मार्च, 2020 


संख्या-एल 0 जी0-01/ 2016-13/ लेज 0 -- द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए झारखण्ड राज्य विधिज्ञ 
परिषद् के पत्रांक -1681/ 2020 रांची दिनांक -04/03/ 2020 के क्रम में प्रकाशित किया जाता है । 


अधिवक्ता अधिनियम , 1961 एवं बार काउंसिल ऑफ़ बिहार ( झारखण्ड) नियमवाली, 1962 के प्रावधानों के 
अनुरूप संपन्न चुनाव के परिणाम स्वरुप श्री राजेंद्र कृष्णा, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय एनरोलमेंट 
नंबर 2122/1992 , दिनांक -29/ 02/ 2020 को झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित किये गए है । 

ह 0 / 

राजेश पाण्डेय 
सचिव - सह -निर्वाचन पदाधिकारी, 
झारखण्ड राज्य बार काउंसिल 

राँची 


( प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ) 
प्रधान सचिव - सह-विधि परामर्शी 
विधि विभाग , झारखंड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय 

मुद्रणालय , 

राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 153 -- 50 


